“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 
30-05-200i.” 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/203-205.7' 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
miter से प्रकाशित 


क्रमांक 449 | रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 अगस्त 202 — श्रावण 25 » ah 943 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 6 अगस्त 202! 
अधिसूचना 


क्रमांक एफ -2/2020//5. --- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 सितंबर, 2020 द्वारा वर्ष 202 के लिए अवकाश घोषित 
किए गए है, निगोशिएबल FHS एक्ट, 88] (88 का क्र. 26) के अंतर्गत जारी अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक अवकाश की अनुसूची में एवं सामान्य अवकाश 
की अनुसूची पर “ATA” हेतु गुरुवार दिनांक 9 अगस्त, 2024 को अवकाश घोषित किया गया है. 


2. मुस्लिम समाज के अधिकृत संगठनों द्वारा अवगत कराया गया है कि चांद के अनुसार दिनांक 20 अगस्त, 202 को बरोज जुमा मोहर्रम आशूरा पड़ेगा. 


3. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 202 दिन गुरुवार के लिए घोषित अवकाश को निरस्त करते हुए दिनांक 20 अगस्त, दिन शुक्रवार 
को “मोहर्रम के लिए सार्वजनिक /सामान्य अवकाश घोषित करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव. 


897 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 202. 


